SAKAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 आश्विन , 1937 ( श० ) 
संख्या 72 5 राँची, बुधवार 

30 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


संकल्प 
21 सितम्बर , 2015 


संख्या- 4/ न.वि ./ सिनेमा / 102 /2015- 3450--बिहार सिनेमा ( विनियमन) अधिनियम , 
1954, जो झारखण्ड राज्य में " झारखण्ड सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम , 2000 " के रूप में 
अंगीकृत है , की धारा - 6 में चलचित्र के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाये जाने पर प्रावधान किया 
गया है, जो निम्नवत् है: - 

" The State Government, in respect of the whole State or any part thereof, and the District 
Magistrate in respect of the local area within his jurisdiction , may, if it or he is of opinion that any film 
which is being publicly exhibited is likely to cause a breach of the peace , by order , suspend the 
exhibition of the film , and during such suspension the film shall not be exhibited in the State, Part of 
the State , or local area , as the case may be." 

फिल्म " मैसेन्जर ऑफ गॉड - 2 " ( एम . एस . जी .- 2) का फुटेज विभिन्न दूरदर्शन के 
चैनलों पर प्रसारण के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त फिल्म में आदिवासी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 30 सितम्बर, 2 0 15 
समाज के लोगों के लिये आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है । उक्त फिल्म के 
झारखण्ड राज्य में प्रदर्शित होने से आदिवासी समाज के लोगों की भावनाओं पर असर 
पड़ने एवं विधि व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है । 
2. उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में " मैसेन्जर ऑफ 
गॉड- 2 " ( एम . एस . जी.. 2) फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध 
लगाया जाता है | 

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 72 5 – 5 0 + 3 0 | 


